निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 कार्तिक 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 650 ) पटना, वृहस्पतिवार , 17 नवम्बर 2011 


६ कार्तिक 1933 मयर 20 


जल संसाधन विभाग 


- - - - - - - 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2011 
सं0 22 / नि०सि० ( या०)- 4 - 01 / 2011 / 1140 — श्री अभय कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता , 
( यॉ० ) पश्चिमी कोशी नहर अंचल , मधुबनी के विरूद्व सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किये बिना अध्ययन अवकाश 
हेतु अमेरिका प्रस्थान करने एवं कतिपय अन्य आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली के नियम - 17 के तहत विभागीय संकल्प, ज्ञापांक 636 , दिनांक 31 मई 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
प्रारम्भ की गई । 

___ श्री सिन्हा के दिनांक 31 मई 2011 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यवाही को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम – 43 बी0 के अन्तर्गत परिवर्तित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

___ भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 650 -571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih. nic .in 


